सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 वैशाख , 1938 ( श० ) 


संख्या 32 8 राँची , सोमवार , 


16 मई, 2016 ( ई० ) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग ) 


अधिसूचना 

4 मई , 2016 
संख्या -7/ कृ०स्था०(प्रोन्नति )- 06 /2015..16 0 6/ कृ० झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि -9 ( सांख्यिकी ) 
वेतनमान रू० 9300-34800/-, ग्रेड पे० 4200 /- के निम्नांकित कर्मियों को कृषि सेवा कोटि -9 ( सांख्यिकी ), 
वर्ग-|| मूल कोटि , जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद, पी०बी०-|| वेतनमान रू० 9300 
34800/-, ग्रेड पे. 5400 /-रूपये में नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 


क्र०सं० 


पदाधिकारी का नाम / कोटि क्रमांक / गृह जिला 


पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन 


1. 


श्री मनोज कुमार गुप्ता/1/ 2015/ गया 


सांख्यिकी सहायक , जिला कृषि पदाधिकारी , 
कार्यालय पलामू 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 16 मई , 2016 


| 2. 


श्री ईश्वर सिंह/3/2015 /पटना 


सांख्यिकी सहायक, धनबाद 


सांख्यिकी सहायक , कृषि निदेशालय, राँची 


3. 
4. 


मो0 जुबेर अली/5/2015/ राँची 
श्री शैलेन्द्र कुमार /6/2015/गिरिडीह 


सांख्यिकी सहायक , अनुमंडल जिला कृषि 
कार्यालय, कोडरमा 


5. 


श्री सुरेन्द्र कुमार/7/ 2015/ मधुबनी 


सांख्यिकी सहायक, कृषि निदेशालय, राँची 


6. 


श्री राजेन्द्र प्रसाद /16/2015/इलाहाबाद 


सांख्यिकी सहायक, कृषि निदेशालय, राँची 


2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्ग- 2 के समकक्ष पद पर अलग से पदस्थापन किया जायेगा । नव 
पदस्थापित पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति का आर्थिक लाभ एवं अन्य सुविधा देय होगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डॉ . नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 2 8 - 50 | 


